निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ट 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 428 ) पटना , वृहस्पतिवार , 10 जून 2021 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

3 मार्च 2021 
I65 ulfo @ xBu & 18 @ 20208986 / uCEOCE , cavobCE- बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 
( बिहार अधिनियम 11 , 2007 ) ( यथासंशोधित ) की धारा 3 ( 1 ) ( क ) , 4 , 5 , 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नालन्दा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत 
पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर निगम बिहार शरीफ का क्षेत्र विस्तार , 
जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या -4347 दिनांक -26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है , प्राप्त आपत्तियों पर 
सम्यक विचारोपरान्त नगर निगम बिहार शरीफ का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को 
उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं 
क्रमांक सम्मिलित ग्रामों का नाम / थाना नं ० सम्मिलित ग्राम पंचायत का गर निकाय की चौहद्दी 

नगर पंचायत 
निकाय का 

( थाना नं 0 सहित ) 

जनसंख्या 
( वर्ष 2011 
जनगणना के 
आधार पर ) 


- 


नगर 


नाम 


की कुल 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


406960 


नगर निगम 
बिहारशरीफ 


सिपाह पूर्ण मौजा 94 
कमरपुर , पहाड़पुर पूर्ण मौजा 97 
हुजुरपुर , मेहनौर पूर्व से शामिल 98 

पतुआना पूर्ण मौजा 109 रामपुर , 
बैगनावाद पूर्ण मौजा 110 चैनपुरा पूर्ण 
मौजा 111 बरियारपुर पूर्ण मौजा 112 
वाजितपुर पूर्ण मौजा 113 हाजीपुर , 
मखदुमपुर पूर्व से शामिल 114 


ग्राम पंचायत - मोडा , 46 
ग्राम पंचायत राणाबिग्हा 95 

ग्राम पंचायत - तुंगी 331 
ग्राम पंचायत - बियाबानी 131 
ग्राम पंचायत - मघड़ा 129 
ग्राम पंचायत - मुरौरा 107 

( सभी आंशिक ) 


उत्तर - मुसेपूर 139 एवं 
इमामगंज 146 
दक्षिण – मेघी नगमा 319 
एवं देवधा 318 
पूरब- मुरौरा 107 एवं 
बासवानबिघा 149 
पश्चिम – बियाबानी 131 एवं 
मकनपुर 82 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जून 2021 


क्रमांक 


नगर 


सम्मिलित ग्रामों का नाम / थाना नं 0 


सम्मिलित ग्राम पंचायत का 


नगर पंचायत 


गर निकाय की चौहद्दी 
( थाना नं ० सहित ) 


निकाय का 


नाम 


की कुल 


नाम 


जनसंख्या 
( वर्ष 2011 
जनगणना के 
आधार पर ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


बजीरपुर , बैगनावाद पूर्व से शामिल 
115 माहीखन्दक पूर्व से शामिल 116 
चिस्तियाना पूर्व से शामिल 117 
लोहगानी पूर्व से शामिल 118 
सिंगारहाट पूर्व से शामिल 119 
मुशादपुर पूर्व से शामिल 120 
पीरपहाड़ी पूर्व से शामिल 121 
भैसासुर , काजी पूर्व से शामिल 122 
कोनासराय पूर्व से शामिल 123 
चकमोहम्मद पूर्व से शामिल 124 
चकहजियाईन पूर्व से शामिल 126 
देवीसराय पूर्ण मौजा 127 आशानगर 
पूर्व से शामिल 132 सलेमपुर पूर्ण 
मौजा 133 सोहडीह पूर्व से शामिल 

140 बबुरबन्ना पूर्ण मौजा 141 
इमादुपर पूर्ण मौजा 148 पिचासा पूर्ण 

मौजा 46 राणाबीधा पूर्ण मौजा 95 
कोसुक पूर्ण मौजा 96 रोजवदरेआलम 
पूर्ण मौजा 99 तकियाकलां पूर्ण मौजा 

100 कल्याणपुर पूर्ण मौजा 101 
चकरसलपुर पूर्ण मौजा 125 जहाँगीरा 
पूर्ण मौजा 368 मघड़ा पूर्ण मौजा 129 

साठोपुर पूर्ण मौजा 130 
2. इस क्षेत्र को नगर निगम बिहार शरीफ कहा जायेगा । 
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 


fcghj & j kt ; i ly dsvinski $ 

vjfoth deh > H 
Tidli dsl aor I fpoA 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 428-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


